रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3018 ] 
No. 3018 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


- 


6 . 


7 . 

8 . 


सत्यमेव जयते 

का 


4663 GI / 2022 


सी . जी . डी . एल . अ . - 12072022-237243 

- 


CG - DL - E - 12072022-237243 


सं . 21 / 2015-2020 

का . आ . 3176 ( अ ) . – दिनांक 17 जुलाई , 2019 की अधिसूचना सं . 11 / 2015-20 के द्वारा बोर्ड ऑफ ट्रेड के साथ 
व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद् का विलय करके बोर्ड ऑफ ट्रेड ( बीओटी ) गठित किया गया है । बीओटी के सरकारी सदस्यों 
और पदेन सदस्यों को इस अधिसूचना के द्वारा नामित किया गया है । 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


2. दिनांक 17 जुलाई , 2019 की अधिसूचना सं . 11 / 2019 के अनुसरण में , बहुविध पृष्ठभूमि से निम्नलिखित 
29 सदस्यों को बोर्ड ऑफ ट्रेड हेतु गैर - सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है : 

श्री राजेश गोपीनाथन , सीईओ / प्रबंध निदेशक , टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड 

श्री संजय नैय्यर , अध्यक्ष और वरिष्ठ सलाहकार , केकेआर इंडिया | 

श्री ओम प्रकाश मित्तल , कार्यकारी सदस्य , लघु उद्योग भारती | 

श्री लक्ष्मीकुमारन , संस्थापक और प्रबंध साझेदार , लक्ष्मीकुमारन और श्रीधरन ( एलएंडएस ) । 

श्री पाशा पटेल , महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सदस्य | 

श्री वेंकट नागेश्वर चलसानी , निदेशक , सलाहकार और पूर्व उप प्रबंध निदेशक , एसबीआई । 

श्री पंकज महिंद्र , अध्यक्ष , इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन । 

श्री प्रमोद अग्रवाल , अध्यक्ष , डेरेवाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 11 , 2022 / आषाढ़ 20 , 1944 

NEW DELHI , MONDAY , JULY 11 , 2022 / ASHADHA 20 , 1944 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 


REGD . No. D. L. -33004/99 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 जुलाई , 2022 


( 1 ) 


2 


9 . 


10 . 


11 . 


12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


16 . 

17 . 


18 . 


19 . 


20 . 


21 . 


22 . 


23 . 


24 . 


25 . 

26 . 


27 . 


28 . 


29 . 


3 . 

( i ) 


( ii ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


श्री हरीश आहूजा , प्रबंध निदेशक , शाही एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 
श्री दिनेश कनाबर , सीईओ , ध्रुव एडवाइजर्स 

श्री आर . एस . सोढ़ी , प्रबंध निदेशक , जीसीएमएमएफ ( अमूल ) | 

श्री नीलेश जेतपारिया , प्रेसिडेंट , मोरबी सिरेमिक उद्योग | 

श्री बी . एस . नागेश , अध्यक्ष , शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड । 

श्री विनेश मेहता , निदेशक , विजयलक्ष्मी तुलसीदास मेहता फाउंडेशन । 

श्री प्रवीण खंडेलवाल , व्यवसायी , महासचिव , अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ | 

श्री प्रशांत प्रकाश पार्टनर एक्सेल । 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


श्री राजा एम . शनमुघम , व्यवसायी , अध्यक्ष , अल्पाइन निट्स इंडिया प्रा . लिमिटेड , तमिलनाडु | 

श्री बिनोद दास , प्रबंधक , पैकेजिंग इंडिया और जेआईटी पैक , ओडिशा । 


है 


श्री राजेश कुमार अग्रहरी , व्यवसायी , अग्रहरी मसाला उद्योग के मालिक , उत्तर प्रदेश | 

श्री अशोक कुमार झुनझुनवाला , व्यवसायी , एसएम एंटरप्राइज , असम के मालिक | 

श्री आनंद संकेश्वर , व्यवसायी , प्रबंध निदेशक , वीआरएल ग्रुप और वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड , कर्नाटक | 

श्री अजय कुमार बंसल , व्यवसायी , मैसर्स भगवान इंजीनियरिंग उद्योग , हरियाणा । 

श्री नीरवभाई मांडलेवाला , व्यवसायी , अध्यक्ष , जेननेक्स्ट कमेटी , द साउदर्न गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स 
एंडइंडस्ट्री , गुजरात । 

श्री अरुण मंडल , किसान , अनानास की खेती , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , बिधाननगर अनानास विकास ट्रस्ट , 
पश्चिम बंगाल | 


श्री दिनेश सरपाल , प्रेजिडेंट , लुधियाना होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन । 

श्री उल्लास वैद्य , शिरडी टाइल्स एंड पोल्स इंडस्ट्री के मालिक | 

श्री अशोक खन्ना , अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक , खन्ना वॉचेज लिमिटेड | 

श्री रमेशभाई तिलारा , उद्योग और निर्माण , अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक , अवध इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा . लिमिटेड । 

श्री कंदुकुरी वेंकटसत्यनारायण , उद्योगपति , व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता । 

बोर्ड ऑफ ट्रेड के गैर सरकारी सदस्यों के लिए विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे : 


व्यापार नीति पर राज्य उन्मुख परिप्रेक्ष्य को व्यक्त करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक 
मंच प्रदान करना । 


सुग्राहीकरण कार्यशालाओं , चिन्हित किए गए उत्पादों की पहचान और संवर्धन सहित जिला निर्यात हब 
कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना । 


( iii ) 

भारत की व्यापार क्षमता और अवसरों को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में राज्य सरकारों 
और संघ राज्य क्षेत्रों को अवगत कराने और उभरती स्थिति से निपटने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए 
भारत सरकार को एक मंच प्रदान करना । 


( iv ) 

राज्य सरकारों को राष्ट्रीय विदेश व्यापार नीति के अनुरूप निर्यात कार्य नीतियों को तैयार करने और आगे 
बढ़ाने में मदद करना । 


( v ) 

व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और उन बाधाओं और अवसंरचना अंतराल की पहचान जो भारत के निर्यात 
पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है के लिए प्रासंगिक अवसंरचना हेतु आवश्यकता पर विचार - विमर्श के लिए मंच 

प्रदान करना । 


( vi ) व्यापार अवसंरचना ढांचे के प्रचालन पर चर्चा के लिए एक तंत्र की सुविधा प्रदान करना । 

( vii ) निर्यात बढ़ाने के लिए लघु और दीर्घकालिक दोनों योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए नीतिगत 
उपायों के बारे में सरकार को सलाह देना । 


( viii ) विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना , बाधाओं की पहचान करना और निर्यात आय को इष्टतम 
बनाने के लिए उद्योग विशिष्ट उपायों का सुझाव देना । 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

( ix ) 


( x ) 


( xi ) 

भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता 
को मजबूत करने के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले मुद्दों की जांच करना । 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 


3 

आयात और निर्यात के लिए मौजूदा अवसंरचना की जांच करना और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 
और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए व्यावहारिक उपाय सुझाना । 


5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 . 

12 . 

13 . 

14 . 

15 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


16 . 

17 . 


आयात और निर्यात के लिए नीतिगत दस्तावेजों और प्रक्रिया की समीक्षा करना और उपयोग को युक्तिसंगत 
बनाने के लिए उपायों का सुझाव देना ; तथा 


18 . 

19 . 


S.O. 3176 ( E ) .– The Board of Trade ( BOT ) has been constituted by merging Council for Trade 
Development and Promotion with Board of Trade vide Notification No. 11 / 2015-20 dated 17th July , 2019 . 
Official Members and Ex - officio Members of the BOT have been nominated through this Notification . 


[ फा . सं . 01 / 36 / 218 / 14 / एएम - 23 / समन्वय ] 
संतोष कुमार सारंगी , महानिदेशक , विदेश व्यापार 
एवं पदेन अपर सचिव 


2. In pursuance of Notification No. 11/2019 dated 17th July , 2019 , the following 29 members 
from multiple backgrounds are nominated as Non - official Members for the Board of Trade ; 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Department of Commerce ) 

( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 8th July , 2022 

NO . 21 / 2015-2020 


Shri Rajesh Gopinathan , CEO / Managing Director , Tata Consultancy Services Ltd. 

Shri Sanjay Nayyar , Chairman & Senior Advisor , KKR India . 

Shri Om Prakash Mittal , Executive Member , Laghu Udyog Bharati . 

Shri Laxmikumaran , Founder and Managing Partner , Lakshmikumaran & Sridharan 
( L & S ) . 


Shri Pasha Patel , Former member of the Maharashtra Legislative Council . 

Shri Venkat NageswarChalasani , Director , Advisor and Ex - Dy MD , SBI . 

Shri Pankaj Mahindroo , Chairman , India Cellular & Electronics Association . 

Shri Pramod Aggarwal , Chairman , Derewala Industries Limited . 

Shri Harish Ahuja , Managing Director , Shahi Exports Ltd. 

Shri Dinesh Kanabar , CEO , Dhruva Advisors . 


Shri R. S. Sodhi , Managing Director , GCMMF ( Amul ) . 

Shri Nilesh Jetpariya , President , Morbi Ceramic Industry . 

Shri B.S. Nagesh , Chairman , Shoppers Stop Limited . 

Shri Vinesh Mehta , Director , Vijaylaxmi Tulsidas Mehta Foundation . 

Shri Praveen Khandelwal , Businessman , Secretary General , Confederation of All India 
Traders . 


Shri Prashanth Prakash , Partner , Accel . 

Shri Raja M Shanmugham , Businessman , Chairman , Alpine Knits India Pvt . Ltd , Tamil 
Nadu . 


Shri Binod Dash , Manager , Packaging India & JIT Pack , Odisha . 

Shri Rajesh Kumar Agrahari , Businessman , Owner of Agrahari Masala Udyog , Uttar 
Pradesh , 

20. Shri Ashok Kumar Jhunjhunwala , Businessman , Owner of SM Enterprise , Assam . 


4 


21 . 


22 . 

23 . 


24 . 


25 . 

26 . 

27 . 

28 . 


( ii ) 


( v ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( vi ) 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 

Shri Anand Sankeshwar , Businessman , Managing Director , VRL Group and VRL 
Logistics Ltd. , Karnataka . 


Shri Ajay Kumar Bansal , Businessman , M / S BhagwanEngg . Industries , Haryana . 

Shri NiravbhaiMandlevala , Businessman , Chairman , GenNext Committee , The 
Sougthern Gujarat Chamber of Commerce and Industry , Gujarat . 


29 . 

Shri Kandukuri Venkata Satyanarayana , Industrialist , Business and Social Worker . 

3. Terms of Reference for the Non - official Members of the Board of Trade would be as follows : 
( i ) 

To provide a platform to State Governments and UTS for articulating State oriented 
perspectives on Trade Policy . 


Shri Arun Mandal , Farmer , Pineapple Cultivation , Chief Executive Officer , Bidhannagar 
Pineapple Development Trust , West Bengal . 


( xi ) 


Shri Dinesh Sarpal , President , Ludhiana Hosiery Manufactures Association . 

Shri Ullas Vaidya , Owner of Shirdi tiles and poles Industry . 


Shri Ashok Khanna , Chairman cum Managing Director , Khanna Watches Ltd. 

Shri RameshbhaiTilara , Industries & Construction , Chairman and Managing Director , 
Avadh Infrastructure Pvt . Ltd. 


( iv ) 

To help State Governments develop and pursue export strategies in line with National 
Foreign Trade Policy ; 


To act as facilitator in implementation of District Export Hub events including 
sensitization workshops , identification and promotion of identified products . 


To provide a platform to Government of India for apprising State Governments and UTS 
about International developments affecting India's trade potential and opportunities and 
to prepare them to deal with evolving situation : 


To provide a platform for deliberation on the need for infrastructure relevant for 
promoting trade and for identification of impediments and infrastructure gaps which 
adversely affect India's export : 


To facilitate a mechanism for discussion on operationalization of the trade 
infrastructure ; 


( vii ) To advise Government of Policy measures for preparation and implementation of both 
short and long term plans for increasing exports . 


( viii ) To review export performance of various sectors , identify constraints and suggest 
industry specific measures to optimize export earnings ; 

( ix ) 

To examine existing institutional framework for imports and exports and suggest 
practical measures for further streamlining to achieve desired objectives ; 


To review policy instruments and procedure for imports and exports and suggest steps to 
rationalize use ; and 


To examine issues which are considered relevant for promotion of India's foreign trade 
and for strengthening international competitiveness of Indian goods and services . 


[ F. No. 01 / 36 / 218 / 14 / AM - 23 / Coord ] 
SANTOSH KUMAR SARANGI , Director General of Foreign Trade 
& Ex- officio Addl . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

2022.07.12 11:41:33 + 05'30 ' 


